सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र , 1943 ( श ० ) 
8 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -462 राँची , बुधवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


आदेश 
1 सितम्बर , 2021 


संख्या -03 नि 0 / न0-56 / 2016 रा 0 नि 0 आ 0 854 .. यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि 
अंकित सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन , 2015 के लिए जो स्तम्भ ( 3 ) में 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है , स्तम्भ ( 4 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड 
नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 577 , 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्यधीन 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 

और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर , यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन 
आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित कारण नहीं है 

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 577 , 578 एवं 590 
सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क , 77 एवं 78 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) 
में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को स्थानीय नगर निकाय / पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने या होने 
के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 सितम्बर , 2021 
निर्वाचन क्षेत्र 

नाम एवं पता 


क्रमांक 


जिला 


कारण 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


धनबाद 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -04 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


2 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -09 


घनश्याम चौहान , 
पिता - लेखो चौहान , पाण्डेडीह , 
सिजुआ , जिला - धनबाद 
पिंकी कुमारी , 
पति - राजकुमार पासवान , 
कुसुण्डा , जिला - धनबाद 
संध्या पासवान , 
पति - नरेश पासवान , 
पुटकी नं0-13 , जिला - धनबाद 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


3 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -09 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


4 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -10 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


मुन्ना प्रसाद रजक , 
पिता रामचन्द्र रजक , 
ग्रा 0+ पो 0 - भागाबांध , जिला - धनबाद 
संजीव कुमार महतो , 
पिता दिनेश महतो , 
केन्दुआडीह , जिला - धनबाद 


5 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -10 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


6 


मंजू देवी , 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -11 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


7 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -11 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


8 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -11 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


9 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -13 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


पति - सीताराम पासवान , 
बी 0 एन 0 आर 0 नया धौड़ा , जिला - धनबाद 
मीना देवी , 
पति - रामु अग्रवाल , मकान 
संख्या -63 , खैरा , जिला - धनबाद 
शिला देवी , 
पति - बालेश्वर पासवान , 
मंसाडीह , कुम्हारपट्टी , कुसुण्डा , 
जिला - धनबाद 
उर्मिला देवी उर्फ दुलारी देवी , 
पति - गौतम कुमार बाउरी , 
मकान सं0-09 , गोधरबस्ती , 
जिला - धनबाद 
छोटी देवी , 
पति - उदय दास , 
कुसुण्डा , जिला - धनबाद 
मो 0 अश्फाक , 
पिता - मो ० ईशहक , 
नूरी रोड , वासेपुर , जिला - धनबाद 
कुमारी बन्दना , 
पति - यदुनन्दन महतो , भूली नगर , 
पो 0 - भूली , जिला - धनबाद 


10 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -13 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


11 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -14 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


12 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -15 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


13 


आशा देवी , 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -16 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


पति - कैलाश साव , 
भूली नगर ' ए ' 90 , जिला - धनबाद 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 सितम्बर , 2021 


3 


14 


निलु देवी , 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -16 


15 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -17 


16 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -18 


17 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -18 


18 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -18 


19 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -20 


20 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -22 


राजकुमार कर्मकार , 


21 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -22 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - शिलवन्त सिन्हा , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
B / 38 भूली नगर , जिला - धनबाद 
बानो बेगम , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - फारूक अंसारी , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
गफ्फार कॉलोनी , भूली , धनबाद 
अमीना खातुन , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - आजाद , पाण्डरपाला , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
बी ० पालिटेकनिक , धनबाद 
कमर सुलताना , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - निसार आलम , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
शमशेर नगर , भूली , धनबाद 
संजीदा खातुन , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - मो 0 इसराईल अंसारी , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
विशुनपुर , पालटेकनिक , धनबाद 
सुधांशु दत्ता , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पिता - सुभाष दत्ता , म 0 क 0 106 A , दाखिल करने में असफल रहे । 
भी 0 आई 0 पी 0 कॉलोनी , धनबाद 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पिता - दिगम्बर कर्मकार , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
सुसनीलेवा , पो 0 - नागनगर , धनबाद 
प्रिंस कुमार सिंह , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पिता श्री अक्षय कुमार , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
नेमको मोड़ , सुसनीलेवा , धनबाद 
तब्बसुम आरा , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति – मो 0 आलीम अंसारी , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
सुसनीलेवा , पो 0 - नागनगर , 
थाना बरवाअड्डा , धनबाद 
रमेश महतो , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पिता श्री विष्टु महतो , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
सरायढ़ेला , धनबाद 
लीलावती कुमारी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - डालू महतो , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
कोला कुशमा , लिपिडीह , 
पो ० - के 0 जी आश्रम , धनबाद 
सीमा देवी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - विनोद रविदास , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
सुगियाडीह उर्फ आमाघाटा , धनबाद 
रेखा देवी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - श्री मानिक रजवार , कोला कुसमा , 

कुसमा , दाखिल करने में असफल रहे । 
पो 0 - के 0 जी 0 आश्रम , धनबाद 
शीला सिंह , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
पति - श्री राम विनय सिंह , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
कापरेटिव कोलोनी , सरायढ़ेला , धनबाद 


22 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -22 


23 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -22 


24 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -23 


25 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -23 


26 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -23 


27 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -24 


4 


28 


29 


30 


बबलू कुमार विश्वास , 


31 


मीना देवी , 


32 


पुनम देवी , 


33 


34 


35 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 सितम्बर , 2021 
XIV धनबाद / 02 यशोदा देवी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -24 पति - श्री सुखदेव ठाकुर , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
जगजीवन नगर , धनबाद 
XIV धनबाद / 02 रूपेश कुमार मुखर्जी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -28 पिता - ननी गोपाल मुखर्जी , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
राम नगर बेकार बाँध , धनबाद 
XIV धनबाद / 02 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -28 पिता - अमर कुमार विश्वास , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
एल सी 0 रोड , धनबाद 
XIV धनबाद / 02 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -29 पति - अनिल सिंह , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
महावीन नगर , भूदा , धनबाद 
XIV धनबाद / 02 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -29 पति - सुशील कुमार , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
महावीर नगर , भुदा , धनसार , धनबाद 
XIV धनबाद / 02 सोनी देवी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -29 

पति - विजय साव , गजुआटाँड़ दाखिल करने में असफल रहे । 
XIV धनबाद / 02 अभिषेक कुमार शाह , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -32 पिता - अशोक कुमार शाह , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
दरी मोहल्ला पुराना बाजार , धनबाद 
XIV धनबाद / 02 नारायण महतो , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -36 पिता - स्व 0 चुन्नु महतो , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
स्टेशन रोड , फतेहपुर , झरिया , 

जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 शैलेश कुमार सिंह , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -36 

स्व ० उमानाथ सिंह , शिव मंदिर रोड , दाखिल करने में असफल रहे । 

झरिया , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 शंकर कुमार राणा , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -37 

दाखिल करने में असफल रहे । 
झरिया , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -37 पति - संजय पासवान , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
बनियाहीर , पो 0+ थाना - झरिया 
XIV धनबाद / 02 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -37 पिता - स्व ० छोटन पासवान , बनियाहीर दाखिल करने में असफल रहे । 

नं0-7 , पो ० - झरिया , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -38 पिता शिव राजवंशी , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
नुनीकडीह , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 रितेश कुमार गुप्ता , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -39 पिता - स्व 0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
माड़वाडी पट्टी , भौंरा , 

जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 राजेश कुमार यादव , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 


36 


37 


पिता श्री राणा , 


38 


गुंजा देवी , 


39 


संजय कुमार , 


40 


राजु राजवंशी , 


41 


42 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 सितम्बर , 2021 


5 


धनबाद नगर निगम -40 


दाखिल करने में असफल रहे । 


पिता - सरयु यादव , 
डुमरी नं0-2 , जिला - धनबाद 


43 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -40 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


44 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -40 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


45 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -41 


सलविन्दर सिंह , 
पिता - स्व 0 चरण सिंह , 
डुमरी नं0–2 , पो 0 - जामाडोबा , 
जोरापोखर , जिला - धनबाद 
सुजीत सिंह , 
पिता - उमेश प्रसाद सिंह , 
जागाडोबा , जिला - धनबाद 
रामदेव यादव , 
पिता - जागेश्वर यादव , 
मुहल्ला - जामाडोबा , पो 0 - भागा , 
थाना जोरापोखर , जिला धनबाद 
रत्नाकर देव मुकुल , 
पिता - स्व 0 अशोक कुमार मुकुल , 
मुहल्ला - जोड़ापोखर , पो 0 - जेलगोड़ा , 
थाना - जोड़ापोखर , जिला - धनबाद 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


46 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -42 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


47 


उषा देवी , 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -44 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


48 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -48 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


49 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -48 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


पति - दीपक कुमार साव , 
मुहल्ला - कोयरीबाँध , झरिया , 
पो 0 - झरिया , थाना - झरिया , 
जिला - धनबाद 
मो 0 आलम अंसारी , 
पिता - स्व 0 शरीफ अंसारी , 
मुहल्ला - बरारी नियर मस्जिद , 
पो 0 - भूलन बरारी , थाना - जोरापोखर , 
जिला - धनबाद 
मनोज कुमार पासवान , 
पिता - राम करण पासवान , 
मुहल्ला - भुलन बाजार , पो 0 - भुलनबरारी , 
थाना - जोरापोखर , जिला - धनबाद 
चन्दन कुमार सिंह , 
पिता - स्व 0 राम विजय सिंह , 
मुहल्ला जयरामपुर , 
पो ० - खास जिनागोरा , 
थाना - तिसरा , जिला - धनबाद , 
प्रेम कुमार भुईयाँ , 
पिता - महेगू भुईयाँ , 
मुहल्ला - जयरामपुर कोलयरी , 
पो ० - खास जीना गोरा , 
थाना अलकडीहा ओपी , जिला - धनबाद 
धीरेन्द्र दसौंधी , 
पिता श्री सन्तोष दसौंधी , 


50 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -48 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


51 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -48 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


52 


XIV धनबाद / 02 
धनबाद नगर निगम -49 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


6 


53 


54 


55 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 8 सितम्बर , 2021 

डाकपता - नुनुडीह , 

पो ० - पाथरडीह , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 बेबी देवी , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -49 पति - सत्यन्दर प्रसाद उर्फ सलयेन्द्र कुमार , | दाखिल करने में असफल रहे । 

डाक पता - पाथरडीह , कोलावाशरी , 

जिला धनबाद 
XIV धनबाद / 02 सुनिल प्रसाद पाण्डेय , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -49 पिता श्री रामदेव पाण्डेय , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
डाक पता - पाथरडीह कोलवाशरी , 

चन्द्राबाद , जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 एम मसूद , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -50 पिता - स्व 0 मो 0 अली हसन , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
डाकपता इदगाह महल्ला , 
पो 0 - पाथरडीह , थाना - सुदामडीह , 

जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -53 पति - स्व 0 अवधेस यादव , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
डाकपता - गोशाला बाजार , 

जिला - धनबाद 
XIV धनबाद / 02 लोगेन हेम्ब्रम , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -55 पिता - लखन हेम्ब्रम , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
डाकपता -7 RMM2 , 

रांगामाटी , सिन्द्री , जिला धनबाद 
XIV धनबाद / 05 शिव लाल हेम्ब्रम , 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 
धनबाद नगर निगम -55 पिता - शम्भु माँझी , 

दाखिल करने में असफल रहे । 
डाकपता – राँगामाटी ( सीधाटाँड़ ) , 
पो ० - सिन्द्री , जिला धनबाद 


56 


कुसुम देवी , 


57 


58 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह ० / - ( अस्पष्ट ) , 
संयुक्त सचिव , 


राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 462 50 


